मध्यप्रद 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


शासक 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 363 ]] 


भोपाल, बुधवार , दिनांक 30 सितम्बर 2020 - आश्विन 8 , शक 1942 


गृह ( सी - अनुभाग) विभाग 


मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2020 


क्र . एफ - 35-08-2020 - दो - सी - 2.- राज्य शासन एतद्द्वारा विधान सभा उप 
निर्वाचन 2020 हेतु सूची अ अनुसार विधानसभा क्षेत्रों के लिए सूची ब अनुसार 
पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारत निर्वाचन 
आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौपता है , उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 
की धारा 28 - क के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा । 

सूची - अ 
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 

जिला 


स.क. 


एवं नाम 


1 


मुरैना 


2 
3 . 


04 जौरा, 
05 सुमाघली, 
06 मुरैना, 
07 दिमनी, 
08 अम्बाह 
12 मेहगांव , 
13 गोहद 
15 ग्वालियर, 
16 ग्वालियर पूर्व, 
19 डबरा 


2 


भिण्ड 


3 


8 . 


ग्वालियर 


9 . 


10 . 


725 


726 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2020 


4 


11 . 


दतिया 


5 


12 . 


शिवपुरी 


13 . 


6 


14 .. 


21 भाण्डेर 
23 करेरा , 
24 पोहरी 
28 बमोरी 
32 अशोकनगर, 
34 मुगावली. 
37 सुरखी 


गुना 
अशोकनगर 


7 


15 . 


16 . 


8 


1.7 . 


सागर 


18 . 


53. मलहरा 


छतरपुर 


10 


19 . 


87 अनूपपुर 


अनूपपुर 
रायसेन 


11 


20 . 


142 सांची 


12 


21 . 


161 ब्यावरा 


राजगढ़ 


13 


22 . 


आगर - मालवा 


166 आगर 
172 हाट पिपल्या 


14 


23 . 


देवास 


15 


24. 


175 मांधाता 


खण्डवा 


16 


25 . 


179 नेपानगर 


बुरहानपुर 


17 


26 . 


202 बदनावर 


धार 


18 


27 . 


211 सांवेर 


इंदौर 


19 


28 . 


226 सुवासरा 


मंदसौर 


सूची- ब 


1. पुलिस महानिदेशक , मध्यप्रदेश भोपाल । 
2. पुलिस महानिदेशक के अधिनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के 

अधिकारीगण । 
3. अति.पुलिस महानिदेशक / जोनल पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक , 

चंबल , ग्वालियर , शहडोल , भोपाल, इंदौर, उज्जैन , सागर , होशंगाबाद । 
4. पुलिस अधीक्षक , जिला मुरैना, भिण्ड , ग्वालियर, दतिया , शिवपुरी, गुना, 

अशोकनगर, सागर, छतरपुर , अनूपपुर, रायसेन , राजगढ़ , आगर - मालवा , देवास , 
खण्डवा , बुरहानपुर, धार, इंदौर, मंदसौर व उनके अधीनस्थ समस्त पुलिस 
अधिकारी । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मोहम्मद शाहिद अबसार , सचिव, 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020. 


